रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


- 


- 


. 


" 


L . 


- 


. 


. 


. 


- 


सामवजन 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


HAMAKAM 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 29 , 2015 / ज्येष्ठ 8 , 1937 
NEW DELHI, FRIDAY , MAY 29 , 2015 / JYAISTHA 8 , 1937 


सं . 345 ] 
No. 345 ] 


वित्त मंत्रालय 
(वित्तीय सेवाएं विभाग) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 11 मई , 2015 
सा . का .नि . 434 ( अ). - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51 ) की धारा 3 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की 18 जनवरी , 
2002 की अधिसूचना संख्या सा . का . नि . 48( अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत : 

उक्त अधिसूचना में तालिका तथा अनुबंध-I, II और III में निम्नलिखित तालिका और अनुबंध को प्रतिस्थापित किया जाएगा , 


नामत : 


क्रम सं . 


1 . 


3 . 


“ तालिका 
डीआरटी का नाम अवस्थिति 

अधिकारिता क्षेत्र 
2 . 

4. 
ऋण वसूली अधिकरण - 1, चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन , संसद | अनुबंध- I में दिए गए अनुसार इन पुलिस स्टेशनों 
दिल्ली मार्ग, नई दिल्ली -110001 

के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र । 
ऋण वसूली अधिकरण -2, चौथी मंजिल , जीवन तारा भवन , संसद | अनुबंध- II में दिए गए अनुसार इन पुलिस स्टेशनों | 
दिल्ली 

के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र । 
मार्ग, नई दिल्ली -110001 
ऋण वसूली अधिकरण - 3 , चौथी मंजिल , जीवन तारा भवन , संसद | अनुबंध- III में दिए गए अनुसार इन पुलिस स्टेशनों । 
दिल्ली 

के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र । 
मार्ग, नई दिल्ली -110001 


2375 GI/2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


2 


अनुबंध - I 

ऋण वसूली अधिकरण - 1, दिल्ली का अधिकारिता क्षेत्र 
क्रम सं . क्षेत्र 

पुलिस स्टेशन 
1 . 

3. 
| 1 | दक्षिणी दिल्ली जिला | हौज खास, मालवीय नगर, महरौली , डिफेंस कालोनी , लोधी कालोनी , कोटला मुबारकपुर , लाजपत 

नगर, श्रीनिवासपुरी , हजरत निजामुद्दीन, ग्रेटर कैलाश, चितरंजन पार्क , अंबेडकर नगर, कालकाजी , 

बदरपुर , ओखला और इस क्षेत्र में मौजूद या भविष्य में सृजित किए जाने वाला कोई अन्य पुलिस स्टेशन । 
दक्षिण पश्चिम वसंत विहार , आर के पुरम , सरोजनी नगर , दिल्ली कैंट, वसंत कुंज , डाबड़ी , नारायणा , मायापुरी , 
दिल्ली जिला 

इन्द्रपुरी, नजफगढ़, जाफरपुर और इस क्षेत्र में मौजूद या भविष्य में सृजित किए जाने वाला कोई अन्य 

पुलिस स्टेशन । 
3 | पश्चिमी दिल्ली | पटेल नगर , आनंद पर्वत , मोती नगर , तिलक नगर , जनकपुरी, विकासपुरी पंजाबी बाग , पश्चिम विहार , 
जिला 

नांगलोई, राजौरी गार्डन , हरि नगर , कीर्ति नगर और इस क्षेत्र में मौजूद या भविष्य में सृजित किए जाने 
वाला कोई अन्य पुलिस स्टेशन । 

अनुबंध- II 

ऋण वसूली अधिकरण - 2, दिल्ली का अधिकारिता क्षेत्र 
क्रम सं . क्षेत्र 

पुलिस स्टेशन 
1 . 
1 नई दिल्ली जिला 

संसद मार्ग, मंदिर मार्ग, कनाट प्लेस , तिलक मार्ग , चाणक्यपुरी , तुगलक रोड और इस क्षेत्र में मौजूद या 

भविष्य में सृजित किए जाने वाला कोई अन्य पुलिस स्टेशन । 
पूर्वीदिल्ली जिला कल्याणपरी , त्रिलोकपरी . विवेक विहार, आनंद विहार, प्रीत विहार. शकरपर. गांधी नगर. कष्णा नगर, 
गीता कालोनी और इस क्षेत्र में मौजूद या भविष्य में सृजित किए जाने वाला कोई अन्य पुलिस स्टेशन । 

अनुबंध- III 

ऋण वसूली अधिकरण - 3, दिल्ली का अधिकारिता क्षेत्र 
क्रम क्षेत्र 

पुलिस स्टेशन 


2 . 


3. 


| 1. 


2. 
मध्य दिल्ली जिला 


1 


पूर्वोत्तर दिल्ली 
जिला 
उत्तरी दिल्ली जिला 


3. 
| दरियागंज , चांदनी महल , जामा मस्जिद , कमला मार्किट , हौज काजी , आई पी इस्टेट , पहाड़गंज , डीबीजी 

रोड, नबी करीम , करोलबाग , प्रसाद नगर, राजिन्दर नगर और इस क्षेत्र में मौजूद या भविष्य में सृजित 
किए जाने वाला कोई अन्य पुलिस स्टेशन । 
सीलमपुर , गोकुलपुरी , भजनपुरा , शाहदरा , वेलकम , मानसरोवर पार्क, सीमापुरी , नंद नगरी और इस क्षेत्र 
में मौजूद या भविष्य में सृजित किए जाने वाला कोई अन्य पुलिस स्टेशन । 
सिविल लाइन्स , तिमारपुर , रूप नगर , मौरिस नगर कालोनी, सब्जी मण्डी, प्रताप नगर , सराय रोहिल्ला 
बाड़ा हिन्दु राव , सदर बाजार, कश्मीरी गेट, कोतवाली, लाहोरी गेट , टाऊन हाल ( चांदनी चौक ) और इस 
क्षेत्र में मौजूद या भविष्य में सृजित किए जाने वाला कोई अन्य पुलिस स्टेशन । 
सुल्तानपुरी , मंगोलपुरी , कंझावला , अशोक विहार , सरस्वती विहार , केशवपुरम , शालीमार बाग 
जहांगीरपुरी , रोहिणी, नरेला, समयपुर बादली, अलीपुर, मुखर्जी नगर , आदर्श नगर, मॉडल टाऊन और 
इस क्षेत्र में मौजूद या भविष्य में सृजित किए जाने वाला कोई अन्य पुलिस स्टेशन ।” 


4 


पश्चिमोत्तर दिल्ली 
जिला 


[ फा . सं . 9/ 9/ 2012-डीआरटी ( पार्ट )] 

राजेश अग्रवाल , संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना 18 जनवरी, 2002 को सा . का .नि . 48(अ) के द्वारा प्रकाशित हुई थी । 


[ TT II - 245 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ml 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Financial Services ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, 11th May , 2015 


G . S . R . 434 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Recovery of Debts Due to Banks and 
Financial Institutions Act , 1993 (51 of 1993 ) , the Central Government hereby makes the following amendments in the 
notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services (Banking Division ) 
number G .S .R . 48 (E ), dated the 18th January , 2002 , namely: 

In the said notification, for the Table and Annexure - I, II and III, the following Table and Annexure shall be 
substituted , namely : - 


66TABLE 


S . 


Name of DRT 


Location 


Area of Jurisdiction 


No. 


( 1 ) 

1. 


Area comprising Police Stations as per 
Annexure - I. 


( 2 ) 
Debts Recovery 
Tribunal – 1 , 
Delhi. 
Debts Recovery 
Tribunal – 2 , 
Delhi. 
Debts Recovery 
Tribunal – 3 , 
Delhi. 


( 3 ) 
4th Floor, Jeevan Tara Building, 
Parliament Street, New Delhi - 
110001. 
4th Floor, Jeevan Tara Building, 
Parliament Street, New Delhi - 
110001. 
4th Floor , Jeevan Tara Building, 
Parliament Street, New Delhi - 
110001. 


Area comprising Police Stations as per 
Annexure - II . 


Area comprising Police Stations as per 
Annexure - III. 


Annexure - I 

Jurisdiction of Debts Recovery Tribunal – 1 , Delhi 
1. South Delhi District Hauz Khas, Malviya Nagar,Mehrauli , Defence Colony , Lodhi Colony , Kotla 
S. No. Area 

Police Station 
( 1 ) (2 ) 

( 3 ) 
Mubarakpur, Lajpat Nagar , Srinivas Puri , Hazart Nizamuddin , Greater Kailash , Chittaranjan Park , Ambedkar Nagar , 

Kalkaji, Badarpur, Okhla and any other police station which may be existing or may 

be created in future in this area . 
2 . South West Delhi District Vasant Vihar, R . K . Puram , Sarojini Nagar, Delhi Cantt ., Vasant Kunj, Dabri, 

Naraina , Mayapuri, Inder Puri, Najafgarh , Jafferpur and any other police station 
which may be existing or may be created in future in this area . 


3 . 


West Delhi District 


Patel Nagar, Anand Parbat, Moti Nagar, Tilak Nagar, Janakpuri, Vikaspuri, Punjabi 
Bagh , Paschim Vihar, Nangloi, Rajouri Garden , Hari Nagar, Kirti Nagar and any 
other police station which may be existing or may be created in future in this area . 


S . No. 

Area 
(1 ) 

(2 ) 

( 2 ) 
1 . New Delhi District 


Annexure - II 
Jurisdiction of Debts Recovery Tribunal – 2 , Delhi 

Police Station 

( 3 ) 
Parliament Street, Mandir Marg, Connaught Place , Tilak Marg, Chankya Puri , 
Tughlak Road and any other police station which may be existing or may be created 
in future in this area . 
Kalyanpuri , Trilokpuri, Vivek Vihar , Anand Vihar , Preet Vihar, Shakarpur, Gandhi 
Nagar, Krishna Nagar, Geeta Colony and any other police station which may be 
existing or may be created in future in this area. 


2. 


East Delhi District 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (i) ] 


" 


S . No . 

Area 
_ -(1 ) 

(2 ) 
1 . Central Delhi District 


2 . 


North East Delhi District 


Annexure - III 
Jurisdiction of Debts Recovery Tribunal – 3 , Delhi 

Police Station 

( 3 ) 
Daryaganj, Chandni Mahal, Jama Masjid , Kamla Market, Hauz Quazi, I.P . Estate , 
Pahar Ganj, D . B .G . Road , Nabi Karim , Karol Bagh , Prasad Nagar, Rajinder Nagar 
and any other police station which may be existing or may be created in future in 
this area . 
Seelampur, Gokul Puri, Bhajanpura , Shahdara , Welcome, Mansarovar Park , Seema 
Puri, Nand Nagari and any other police station which may be existing or may be 
created in future in this area . 
Civil Lines, Timarpur, Roop Nagar, Maurice Nagar Colony , SubziMandi, Partap 
Nagar , Sarai Rohilla , Bara Hindu Rao , Sadar Bazar, Kashmere Gate , Kotwali, 
Lahori Gate, Town Hall (Chandni Chowk ) and any other police station which may 
be existing or may be created in future in this area . 
Sultanpuri, Mangolpuri, Kanjahanwala, Ashok Vihar, Saraswati Vihar , 
Keshavpuram , Shalimar Bagh , Jahangirpuri, Rohini, Narela, Samaipur Badli , 
Alipur,Mukherjee Nagar, Adarsh Nagar, Model Town and any other police station 
which may be existing or may be created in future in this area.” 


3 . 


North Delhi District 


4 . 


North West Delhi District 


[F . No. 9 / 9 /2012 -DRT ( Part) 1 


RAJESH AGGARWAL , Jt. Secy . 
Footnote : The principalnotification was published vide number G .S .R . 48 (E ), dated the 18th January , 2002 . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 


